रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


AMMA 


AN 


AND 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii) 
PART II — Section 3 — Sub - section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , फरवरी 2 , 2010 / माघ 13 , 1931 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2 , 2010 /MAGHA 13, 1931 


सं . 194 ] 
No. 1941 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 2 फरवरी , 2010 
का . आ . 235 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग 
प्राधिकरण अधिनियम , 1988 (1988 का 68 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित तालिका के कॉलम ( 1 ) 
में तदनुरूप प्रविष्टि में यथा - विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त 
तालिका के कॉलम ( 2 ) में तदनुरूप प्रविष्टि में यथा -विनिर्दिष्ट खंड 
का उक्त तालिका के कॉलम ( 3 ) में यथा - विनिर्दिष्ट सड़क खंड , 
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है : 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT 

AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 2nd February , 2010 
S .O . 235 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by Section 11 of the National Highways Authority of India 
Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby 
entrusts the stretch as specified in column (3 ) of the 
following Table , of the section as specified in the 
corresponding entry in column (2 ) of the said Table, of the 
National Highway as specified in the corresponding entry 
in column (1 ) of the said Table , to the National Highways 
Authority of India . 

TABLE 


तालिका 


खंड 


Section 


Stretch in Kilometers 


National 
Highway 


No. 


( 3 ) 


( 3) 


236. 


राष्ट्रीय 

सड़क खंड 
राजमार्ग सं. 

किलोमीटर में 
( 1 ) ( 2 ) 

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य कि . मी . 0.00 से 
में महरौली - अंधेरिया मोड़ - कि . मी. 7. 75 तक 
छतरपुर टी प्वाइंट - दिल्ली/ 
हरियाणा सीमा तक 
[ फा . सं. एनएच- 14012/10/ 2009 - पी एंड एम ] 

एस. एस. गुलिया, उप - सचिव 


236 From Mehrauli- Andheria More - From km . 0.00 to 

Chattarpur T point- Delhi/ km . 7.75 
Haryana Border 
in the State of National Capital 
Territory of Delhi 

[ F. No. NH -14012/ 10/ 2009 - P & M ] 

S. S. GULIA, Dy. Secy . 


390 GI/ 2010 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


